पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट 
, उत्तराखण्ड 


- 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित किया है। 

। रुड़की 
खण्ड - 14] रुड़की, शनिवार , दिनांक 28 सितम्बर, 2013 ई० ( आश्विन 06 , 1935 शक सम्वत् ) [ संख्या - 39 

विषय - सूची 
- प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


- 


रु० 


3075 


1500 


२५ जापानी 


415 - 422 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 
भाग 1- विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 
अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

_ _ 451 - 455 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ... 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

र दूसरा 
राज्यों के गजटों के उद्धरण ... 

क - 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 
का एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 

पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

___ अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
. जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट ... 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 

43 - 44 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


- 


975 


975 


975 


975 


975 


1425 


451 - क 


452 


उत्तराखण्ड गजट , 28 सितम्बर, 2013 ई० ( आश्विन 06, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


- 


- 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

विधानसभा सचिवालय उत्तराखण्ड 

( अधिष्ठान अनुभाग ) 
विज्ञप्ति /नियुक्ति 

12 अगस्त , 2013 ई० 
संख्या 1156 / वि0स0 / 109 / अधि0 / 2001 - कार्यालय ज्ञाप संख्या : 236 / वि0स0 / 03 / अधि0 / 2000 , दिनांक 
28 फरवरी , 2001 द्वारा वेतनमान ₹ 14, 300 - 400 - 18300 पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 37 ,400 - 67, 000 ग्रेड पे ₹ 8700 
में सृजित संयुक्त सचिव के एक स्थायी रिक्त पद के सापेक्ष, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार 
श्री एम0एस0 कुन्जवाल , वरिष्ठ निजी सचिव , उत्तराखण्ड सचिवालय को उनके पैतृक विभाग से प्राप्त अनापत्ति के 
आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों के लिये, एतद्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया 
जाता है । 


डी० पी० गैरोला, 
प्रमुख सचिव । 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनभाग ३ 


विज्ञप्ति / नियुक्ति 

का 

16 अगस्त, 2013 ई० 
संख्या 670 / XLI - 1 /13-28/05टी0सी0 - प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में सीधी भर्ती के व्याख्याता कृषि अभियंत्रण के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत 
किये गये निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय उनके सम्मुख कॉलम - 4 में निर्दिष्ट 
राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15 , 600 - 39, 100 ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से पैरा - 2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने 
की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क . 


श्रेणी / उप श्रेणी 


तैनाती स्थल . 


अभ्यर्थी का 
नाम / पदनाम 

2 
कु० भावना नयाल , 
व्याख्याता कृषि अभियंत्रण 
श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, 
व्याख्याता कृषि अभियंत्रण 


सामान्य / उ०महिला राजकीय पॉलीटेक्निक , काशीपुर 

जनपद उधमसिंहनगर । 
सामान्य 

राजकीय पॉलीटेक्निक , काशीपुर , 
| जनपद उधमसिंहनगर । . .. 


- 


- 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 28 सितम्बर , 2013 ई० ( आश्विन 06 , 1935 शक सम्वत् ) 


453 


( 
0 


2 - उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्याख्याताओं की सेवाएं 
" उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली, 2009 " के संगत सेवा नियमों 
तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तो के आधार पर होगी, जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित 
की जायेगी । 
3 - उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्रागवृत्त 
सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है , तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी 
जायेगी । 
4 - संबंधित व्याख्याताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी 
होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध 
कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय , श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित 
करेंगे । 
5 - परिवीक्षा के दौरान नवचयनित व्याख्याताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का 
अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा । 
6 - तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र 
शासन में प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें , तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

6 .1 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
6 .2 - समस्त चल एवं अचल सम्पति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
6. 3 - अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के 

संबंध में घोषणा पत्र । 
___ 6 . 4 - एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र । 

के 
6.5 - इंडियन , आफिशियल सीकेट एक्ट - 1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का 

प्रमाण पत्र । 
6.6 - दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी , जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधित न 

हों , के द्वारा जारी प्रमाण पत्र । 
6. 7 - शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक 

प्रमाणित प्रति । 
लिखित रूप से एक " Under Taking " कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं 
प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा 

के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त समझी जाय । 
6. 9 - आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जांच, संबंधित जिलाधिकारियों 

से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया , 

तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी । 
7 - अत: उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया 
जाता है कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित 
अवधि तक तालिका के कालम - 4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज 
करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक 
नहीं हैं । तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार 
की जायेगी । 

जा 

आज्ञा से , 


। 


6. 8 


म 


राकेश शर्मा, 
प्रमुख सचिव । 


454 


उत्तराखण्ड गजट, 28 सितम्बर, 2013 ई0 ( आश्विन 06, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


जारी कर कहा कि 

कार्मिक अनुभाग - 1 

प्रोन्नति 

विज्ञप्ति 
या 

06 सितम्बर , 2013 ई० 
संख्या 1173 / xxx- 1 -13- 25 ( 4)/ 2008 - उत्तराखण्ड सिविल सेवा ( कार्यकारी शाखा) के चयन श्रेणी वेतनमान 
₹ 15,600 - 39 , 100 ग्रेड पे ₹ 7600 में कार्यरत श्री विनोद चन्द्र रावत को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी 
शाखा) विशेष श्रेणी वेतनमान ₹ 37 ,400 - 67, 000 + ग्रेड पे ₹ 8700 में वर्तमान पद पर ही कार्यभार ग्रहण करने 
की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


विज्ञप्ति कर 
नियुक्ति 

कीमाला 
मा0 6 सितम्बर , 2013 ई० 

संख्या 1431 / xxx-1 - 11 - 26 (1) 2012 - लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सिविल जज ( जूनियर 
डिवीजन) परीक्षा, 2012 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति पत्रांक 32 / 08 / ई - 2 / ( CJ-JD )/ 
2012-13, दिनांक 07 मई , 2013 तथा इस सम्बन्ध में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 4779/ XIII - d 
1/ Admin. A/ 2012 दिनांक 23 - 08 - 2013 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी 
गयीं तालिका के स्तम्भ - 2 में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ - 3 में अंकित 
जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 ( समय - समय पर 
यथासंशोधित ) के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ) के पद पर वेतनमान 
₹ 27, 700 - 770 - 33,090 - 920 - 40 ,450 - 1080 - 44, 770 में ,नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर 
रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


| कमांक 


2 


AAA 


देहरादून 


- 


है 


अभ्यर्थी का नाम 

तैनाती का जनपद | 

3 
सुश्री नाजिश कलीम, गाज 

देहरादून 
| पुत्री श्री मौहम्मद कलीम, निकट एस0बी0आई0 , जी0टी0 रोड़ , 
| मंगलौर , हरिद्वार । 
सुश्री रश्मि गोयल , 
पुत्री श्री स्वराज गोयल , 651 / 26 , गंगा एन्क्लेव, सैनिक कालॉनी , 
रूड़की, जिला हरिद्वार - 2476671 
श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, 

देहरादून 
पुत्र श्री शेषधर पाण्डेय , 43बी0 / 9बी0 / 1, लिडिल रोड़, जार्ज 
टाउन , इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 2110021 
श्री इमरान मौहम्मद खान , 

हरिद्वार 
पुत्र श्री सिराज अहमद खान, अलीपुर चौपला, हसनपुर रोड़ , 
गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश - 2442351 
श्री सचिन कुमार पाठक , 

हरिद्वार 
पुत्र श्री अशोक कुमार पाठक, हाउस नं0 192 / 29 - बी0 बनकटी 
चक, रायगंज रोड, अलहदादपुर , गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273001 | | 


| 05 


- 


भाग 1 ] 


- 


- 


उत्तराखण्ड गजट , 28 सितम्बर, 2013 ई० ( आश्विन 06, 1935 शक सम्वत् ) 

455 

3 
सुश्री दुर्गा, . 

हल्द्वानी, जिला 
पुत्री श्री केशव दत्त , द्वारा श्री खिमानन्द शर्मा, बी0 - 2 / 349, नैनीताल 
यमुना विहार , शाहदरा, दिल्ली - 1100531 
श्री पुनीत कुमार, 

हरिद्वार 
पुत्र श्री संतोष कुमार, मकान नं0 370, आवास -विकास काशीपुर , 
उधमसिंहनगर । 
श्री राजेश कुमार, 

उधमसिंहनगर 
पुत्र श्री चन्द्र मोहन ब्यास, 199 / 263 , आदर्श ग्राम , ऋषिकेश , 
देहरादून । 


2 - उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम नियुक्ति पर तैनाती विषयक उक्त प्रस्तर 01 की तालिका 
के स्तम्भ - 03 में निर्दिष्ट जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी योगदान आख्या " 
तत्काल प्रस्तुत करते हुये तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


एस0 एस0 सन्धु , 
प्रमुख सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर0ई0 ) 39 हिन्दी गजट / 550 - भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


V 


or पंजीकृत संख्या - यू०ए० / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


thण्टी 
जिला 


कारण 


जापानमा 


लीमिली 
लिए RAScot 


और कि 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 ई० ( आश्विन 06 , 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 


नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 
10 के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 51 

Roorकाकाम 
and कार्यालय , परिवहन आयुक्त , उत्तराखण्ड 6 
001 कुल्हान सहत्रधारा रोड , देहरादून । 

विज्ञप्ति 

23 सितम्बर, 2013 ई० 
संख्या 4448 / एसटीए / दस - 1 / 2013 - उत्तराखण्ड शासन , परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 
619 / ix / 166 / 2005 दिनांक 17 - 01 - 2005 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण , 
उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 20 - 08 - 2013 के संकल्प संख्या 08 के अन्तर्गत यात्री किराया एवं माल भाड़े की 
दरों में वृद्धि से सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण , उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 27 - 12 - 2012 के संकल्प संख्या 
11 में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 1345 / एसटीए / दस - 1 / 2013 दिनांक 04 - 05 - 2013 
( जो वर्तमान में लागू है) , का अतिक्रमण करते हुए मंजिली गाड़ियों , ठेका गाड़ियों का यात्री किराया तथा माल 
वाहनों के भाड़े की दरों में संशोधन करते हुए निम्न प्रकार से दरें निर्धारित की जाती हैं : 


समिती. 00) निफिती लीलामण कि प्रास्तार 
मी मागणामी छाडा EP 

415 - ख PROMकामा 
नाजार 000 मनाया जाच नाराज की 
पर मालिनी 

की वाण . Firus 

शालिन 


416 


उत्तराखण्ड गजट , 28 सितम्बर , 2013 ई० ( आश्विन 06, 1935 शक सम्वत ) 


[ भाग 1 - क 


- 


1 - मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें 
एक - नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर चलायी जाने वाली मंजिली गाड़ियों के 

सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराया की दरें: 
( 1 ) साधारण सेवाक - मैदानी मार्ग हेतु 75 पैसे प्रति कि . मी . प्रति यात्री 

ख - पर्वतीय मार्ग हेतु 95 पैसे प्रति कि . मी . प्रति यात्री 
( 2) रिजर्व पार्टी परमिट क - मैदानी मार्ग हेतु 85 पैसे प्रति कि . मी . प्रति यात्री 

ख - पर्वतीय मार्ग हेतु 120 पैसे प्रति कि . मी . प्रति यात्री 
) एक्सप्रेस सेवा 

उपरोक्त दर का 1.10 गुणा 
( 4) सेमीडीलक्स सेवा 

उपरोक्त दर का 1 . 25 गुणा 
( 5) डीलक्स सेवा 

उपरोक्त दर का 1 .70 गुणा 
वातानुकूलित सेवा 

| उपरोक्त दर का 1. 90 गुणा 


- 


दो - केवल नगर निगम या नगर पालिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 25 कि . मी . से 

अनधिक यात्रा की दूरी तक चलायी जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध 
में अधिकतम यात्री किराया की दरें: 
क्र०सं० मार्ग की दूरी 

यात्री किराया 

( प्रति यात्री रू0 में ) 
प्रथम 4 कि . मी . तक 

5.00 
___2 4 से अधिक किन्तु 7 कि . मी . तक 

8. 00 
7 से अधिक किन्तु 10 कि . मी . तक 

10. 00 
| 4 10 से अधिक किन्तु 13 कि . मी . तक 

13 . 00 
5 13 से अधिक किन्तु 16 कि . मी . तक 

17. 00 
6 16 से अधिक किन्तु 19 कि . मी . तक 

18. 00 
7 19 कि . मी . से अधिक 

20 . 00 


स्पष्टीकरण 
1 - यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होंगी कि वयस्क यात्रियों से 5 

किलोमीटर की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री किराया रू0 3. 12 होगा और अव्यस्क 

यात्रियों के मामले में रू0 2.00 होगा । 
2 - संगणित यात्री किराये की राशि 1. 00 रू0 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 

पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 
1.00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा । 
उदाहरणार्थ: - विकास कामाला 

1.01 रू0 से 1 .50 रू0 = 1.00 रू० 

1 .51 रू0 से 1.99 रू0 = 2.00 रू0 
3 - यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0. 5 कि . मी .) 

से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि . मी . से अधिक 
का भाग एक कि . मी . ( 1.00 कि . मी .) तक पूर्णांकित किया जाएगा । 
किराये के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों 
के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों 
से नहीं की जाएगी । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 28 सितम्बर, 2013 ई० ( आश्विन 06, 1935 शक सम्वत् ) 


... . 417 


5 - मंजिली गाड़ियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही, जो यथास्थिति , 

किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली 
गाड़ियों पर लगाई गई हो , के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूल किया 
जा सकेगा । 
एक्सप्रेस सेवा से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो ऐसे मार्ग पर संचालित हो , जिसकी 
लम्बाईं 200 कि . मी. से कम न हो और जो केवल जिला एवं तहसील मुख्यालय पर .. 
रूकती हो और निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हों : 
क . प्रत्येक यात्री सीट 
(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ - साथ और समकोण 

बनाती हुई कम से कम 40x38.5 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए । 
( 2 ) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए । 

2 . 5 सेंटीमीटर मोटे कुशन की 56 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली 
जिसमें 40 / 15. 24x23 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए और जिस 

पर टेरीकॉट रैक्सीन के कवर हों । 
बैठने की व्यवस्था - सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक 
ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों 
का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66. 
2 सेंटीमीटर दूरी के साथ - साथ पैर रखने के लिए 28 सेंटीमीटर स्थान की 
व्यवस्था हो । 
खिड़कियां - केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई 
विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 113 सेंटीमीटर चौड़ी हो, जिसमें सुरक्षा शीशे लगे 
हुए हों । . 

चालक केबिन - चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए । 
- श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी 


चाहिएं । 


. 


7 - 


सेमी डीलक्स सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें : 
क. प्रत्येक यात्री सीट 
(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ - साथ और समकोण 

बनाती हुई कम से कम 40x40 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए । 
( 2 ) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए । 

5 सेंटीमीटर मोटे फामे के कुशन की रैक्सिन कवर के साथ 61 
सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40 / 17 .78x26 .67 सेंटीमीटर 

सिरहाना होना चाहिए । 
ख. बैठने की व्यवस्था - सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक 

ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों 
का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71. 
2 सेंटीमीटर दूरी के साथ - साथ पैर रखने के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की 

- व्यवस्था हो । 
- ग. खिड़कियां - केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई 

विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142 .5 सेंटीमीटर चौड़ी हो , जिसमें सुरक्षा शीशे लगे । 
हुए हों । 


418 


उत्तराखण्ड गजट , 28 सितम्बर, 2013 ई० ( आश्विन 06, 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


घ . चालक केबिन - चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए । 
ड. - श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी 

चाहिएं । 


Hindi 


साथ 


8 - डीलक्स सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें : 
क . प्रत्येक यात्री सीट 
(1 ) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ - साथ और समकोण 

बनाती हुई कम से कम 45.8x48 . 8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए । 
(2 ) कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए । 

5 सेंटीमीटर मोटे फामे के कुशन की रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के 
साथ 71. 2 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40 / 17. 78x26 .67 

सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए । 
ख . बैठने की व्यवस्था - सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक 

ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों 
का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71 . 
2 सेंटीमीटर दूरी के साथ - साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की 
व्यवस्था हो । 
खिड़कियां - केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई 
विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेंटीमीटर चौडी हो , जिसमें सुरक्षा शीशे लगे 
हुए हों । 

चालक केबिन - चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए । 
- ड . - वीडियो प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी 

चाहिएं । 


9 - पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत , अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग , चमोली, 

उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील , 
नैनीताल, चम्पावत और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से 
होकर पश्चिम में काठगोदाम , रामनगर, कोटद्वार से लक्षमणझूला तक , तलहटी के 
आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से । 
आगे मंसूरी की ओर की सभी सड़कों से है । 


2 - ठेका गाड़ियों के लिए किराये की दरें 


. 


एक - ऑटोरिक्शा 
( 1) किराये की दरें 


प्रत्येक कि . मी . या उसके भाग के लिए रू0 20. 00 तथा 
उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त कि . मी . हेतु रू0 09.00 
उपरोक्त दर का 25 प्रतिशत अधिक 
( रात्रि 10 : 00 बजे से प्रात: 5:00 बजे तक ) 


(2) रात्रि किराया 


- 


| दो - टैम्पों 
(1 ) किराये की दरें 


रू0 8. 00 प्रत्येक कि . मी . या उसके भाग हेतु 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 28 सितम्बर, 2013 ई० ( आश्विन 06, 1935 शक सम्वत् ) 


419 


रू0 11.00 प्रत्येक कि . मी. या उसके भाग के लिए 


तीन - टैक्सी कैब 
| ( 1 ) किराये की दरें 

साधारण सेवा 

वातानुकूलित सेवा . 
( 2 ) प्रतीक्षा भाड़ा 


उपरोक्त दर का 50 प्रतिशत अधिक । 
प्रथम 8 घण्टे तक रू0 156.00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 
अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए रू0 09 .00 


रू0 17. 00 प्रत्येक कि . मी . या उसके भाग के लिए 


चार - मैक्सी कैब 
| (1) |किराये की दरें 

मैदानी मार्ग हेतु 
पर्वतीय मार्ग हेतु 
प्रतीक्षा भाड़ा 


रू0 18.00 प्रत्येक कि . मी . या उसके भाग के लिए 
प्रथम 8 घण्टे तक रू0 238. 00 तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 
अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग के लिए रू0 17.00 


- 


- 


| पाँच - ठेका बस 
क्र . वाहन का प्रकार | मैदानी मागों हेतु ___ पर्वतीय मार्गों हेतु 

( प्रत्येक कि . मी. या उसके भाग ( प्रत्येक कि . मी. या उसके 
के लिए) 

। भाग के लिए ) 
चालक को छोड़कर 13 पास रू0 19.00 

रू0 24. 00 
से अधिक किन्तु 20 से 
कम सीट वाली वाहनों 
के लिए 
चालक को छोड़कर 20 

रू0 29.00 

रू0 34.00 
से अधिक किन्तु 42 से 
कम सीट वाली वाहनों 
के लिए 
चालक को छोड़कर 42 

रू0 34.00 

रू0 34.00 
या उससे अधिक सीट 
वाली वाहनों के लिए 
डीलक्स सेवा 

रू0 41 .00 

रू0 42. 00 . 
वातानुकूलित सेवा 

रू0 48.00 

रू0 50 . 00 
प्रतीक्षा भाड़ा 

प्रथम 8 घण्टे तक रू0 468. 00 प्रथम 8 घण्टे तक रू० 
तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 468. 00 तथा उसके 
अतिरिक्त घण्टे या उसके भाग पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 
के लिए रू0 31.00 

घण्टे या उसके भाग के 

लिए रू0 31. 00 . 
स्पष्टीकरण 
1 - ऑटो रिक्शा का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है जिसमें चालक को 

छोड़कर 3 से अनधिक सीटें हों । 
टैम्पो का तात्पर्य तीन पहिये वाली गाड़ी से है , जिसमें चालक को छोड़कर 3 से 
अधिक परन्तु 6 से अनधिक सीटें हों । . 


IA 


12 


- 


- 


टैम्पो 


420 


उत्तराखण्ड गजट, 28 सितम्बर , 2013 ई० ( आश्विन 06 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


3 - टैक्सी कैब का तात्पर्य चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है , जो भाड़े या पारिश्रमिक 

पर संचालित होती है और जिसमें चालक को छोड़कर 6 से अनधिक सीटें हों । 
4 - मैक्सी कैब का तात्पर्य चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है , जो भाड़े या पारिश्रमिक 

पर संचालित होती है और जिसमें चालक को छोड़कर 6 से अधिक परन्तु 12 से 
अनधिक सीटें हों । . . 
ठेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए 
दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा । 
संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू0 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 
पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 
1. 00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा । 
उदाहरणार्थ: 
_ 1.01 रू0 से 1 .50 रू0 = 1.00 रू० 

1. 51 रू0 से 1. 99 रू0 = 2.00 रू० 
यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0 .5 कि . मी .) 
से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि . मी . से अधिक 
का भाग एक कि . मी . (1. 00 कि . मी. ) तक पूर्णांकित किया जाएगा । 
औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के 
लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 8 घण्टे से कम का भाग 
छोड़ दिया जाएगा । 
किराये के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम 2003 के प्राविधानों 
के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों 

से नहीं की जाएगी । 
10 - वातानुकूलित सेवा से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें : 

क. प्रत्येक यात्री सीट 


7 


(1 ) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ - साथ और समकोण 

बनाती हुई कम से कम 45 .8x48 .8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए । 
कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए । 
5 सेंटीमीटर मोटे फामे के कुशन की रैक्सिन या टैपेस्ट्री कवर के 
साथ 71. 2 सेंटीमीटर ऊँची बैक रेस्ट वाली, जिसमें 40 / 17 .78x26.67 । 

सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए । 
ख . बैठने की व्यवस्था - सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक 
का ओर दो अथवा तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि 

सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम 
जा से कम 71. 2 सेंटीमीटर दूरी के साथ - साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर 

का स्थान की व्यवस्था हो । 
ग . खिड़कियां - केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई 

विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142. 5 सेंटीमीटर चौड़ी हो , जिसमें सुरक्षा शीशे लगे 

हुए हों । . 
घ . चालक केबिन - चालक का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए । 
ड.- वीडियो प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्तिशील ट्यूब प्रकाश एवं वातानुकूलन 

की सुविधायें होनी चाहिएं । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 28 सितम्बर , 2013 ई० ( आश्विन 06 , 1935 शक सम्वत् ) 


421 


- 


- 


Hindi 


. 11 - पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़ , चम्पावत , अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली , 

उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील , 
नैनीताल , चम्पावत और पौडी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से 
होकर पश्चिम में काठगोदाम , रामनगर, कोटद्वार से लक्षमणझूला तक तलहटी के 
आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से 
आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है । 


3 - माल वाहनों के लिए भाड़े की दरें 


एक - अधिकतम भाड़े की दर 
| 1 - मैदानी मार्ग हेतु 

125 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि . मी . 
12 - पर्वतीय मार्ग हेतु 

38 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि . मी . 
| दो - रोक लेने का प्रभार (डिटेन्शन चाज ) 
प्रतिदिन 8 घण्टे के लिए हल्के मोटरयान के लिए रू0 144. 00 

अन्य मोटरयान के लिए रू0 216.00 


- 


स्पष्टीकरण 
1 - संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू0 के गुणक में निर्धारित की जाएगी और 50 . 

पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 

1.00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा । 
.. उदाहरणार्थ: 

1 .01 रू0 से 1.50 रू0 = 1.00 रू0 
1 .51 रूप से 1. 99 रू0 = 2.00 रू0 


2 - 


यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0 . 5 कि . मी .) 
से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि . मी . से अधिक 
का भाग एक कि . मी. ( 1. 00 कि . मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा । 


. . 


3 - किराये के अलावा उत्तराखण्ड मोटर कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्राविधानों 

के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों 
से नहीं की जाएगी । 


4 - 


यदि रोक लेने का समय मिलाकर हल्के मोटरयान की प्रतिदिन की औसत आय रू० 
300 .00 एवं अन्य मोटरयान की प्रतिदिन की औसत आय रू0 600.00 हो तो रोक 
लेने का प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा । 


422 


उत्तराखण्ड गजट , 28 सितम्बर, 2013 ई० ( आश्विन 06 , 1935 शक सम्वत् ) 


प 


[ भाग 1 - क 


FIRS 5 - 


* विहान 
Hala 


पर्वतीय मागों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत , अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, 
उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील , 
नैनीताल , चम्पावत और पौडी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से 
होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्षमणझूला तक तलहटी के 
आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर की नगरपालिका सीमा से 
आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है । 


टिप्पणी - यात्री किराया एवं माल भाडे की उक्त दरें विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से लागू 

होगी । 


_ चन्द्रशेखर भट्ट, 

सचिव , 
राज्य परिवहन प्राधिकरण , 

उत्तराखण्ड । 


STATE 


FDarso 


ld 


epic fiyालिनन 
सिलि 


60000 
E 

d it 
ग्राय जी जाट ति 

ND 
Imारी hot 


000000000 
Modsetore 


rememy की 


_ शालतम 


माना 


succ मला जाणक माना 


जाता 


- 


For 
REPानी 
लि pena 

mila 
R 

a isi se by 00000 

rashi far ना जागा कि 
पी०एस०यू० ( आर0ई०) 39 हिन्दी गजट / 550 - भाग 1 - क - 2013 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या- यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 -14 

. ( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


R 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 28 सितम्बर , 2013 ई० ( आश्विन 06, 1935 शक सम्वत् ) 


- 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार गढ़वाल (पौड़ी गढ़वाल ) 


सार्वजनिक सूचना 


नगर पालिका परिषद् , कोटद्वार (गढ़वाल) ने यू0पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 298 की उपधारा 
(2 ) की सूची - 1 शीर्षक (ई ) के खण्ड ( बी ) व ( सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान 
तहबाजारी उपनियमों की दरों के उपनियम सं0 18 ( 3) जो कि विज्ञप्ति सं0 144 / तह0उप0सं0 / 98 - 99 - नगरपालिका 
परिषद्, कोटद्वार (गढ़वाल) दिनांक 12 मार्च, 1999 के अनुसार शासकीय गजट उत्तर प्रदेश दिनांक 13 मई, 2000 में 
प्रकाशित एवं संशोधित होकर लागू किये गये थे, में संशोधन एवं परिवर्द्धन की प्रस्तावना की है जिन पर बोर्ड द्वारा 
अपने विशेष प्रस्ताव सं0 6 (5 ) दिनांक 28 - 3 - 2012 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी । संशोधित दरों को म्यू०ऐक्ट 
1916 की धारा 301 (1 ) के अनुरूप समस्त प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य 
से दैनिक उत्तर उजाला दि0 12 - 11 - 2012 के अंक में प्रकाशित किया गया था । निर्धारित समयान्तर्गत कोई आपत्तियाँ 
या सुझाव प्राप्त नहीं हुए । अतः नगर पालिका अधिनियम 1916 ( यथा संशोधित) की धारा 298 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त उपनियम 18 ( 3) में संशोधित एवं परिवर्द्धित उपनियमों को उत्तराखण्ड शासकीय 
गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


43 - टा 


उत्तराखण्ड गजट, 28 सितम्बर , 2013 ई० ( आश्विन 06 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


( धान 

) 

संशोधन का प्रस्ताव 
क्र०सं० । वर्तमान दरें 

संशोधित दरें 
18(3) लकड़ी आदि के स्टाल, बूथ 

5 / - रु0 प्र०व०मी० किन्तु न्यूनतम 
2 / - रु० 

15 / - रु० 
प्रति व०मी0 किन्तु न्यूनतम 

5 / - रु० 
18 3 ( क ) रेहडी, ठेली 5 / - रु0 प्रति रेहडी 

10 / - रु0 प्रतिरेडी / ठेली प्रतिदिन 
ठेली प्रतिदिन 
जमीन पर लगे फड 

5 / - रु0 प्रति व0मी0 किन्तु न्यूनतम 

_ 10 / - रु० 
11 हिन्डोला / छतरी 

10 / - रु0 प्रतिदिन 
कर ला core ) 

माही 

IAFTER 

अध्यक्ष 

नगर पालिका परिषद् , 
Sheepert antire wa 

कोटद्वार । 


apsre 


मा smsी Sim Panta 


IDEO 


pa RaTaarer P rofiosFarm is also 
The fimey a here ( 

Foo 
\ ompouamar or 

orat ion 
For A 

TREE 

aer Rs. कमी ( so on 
rasiya 
m 

o si sirpost की मल ashism opsian 
30for fr e e to firth EPIS _ sror eat airsitalab ला की निमा 
may by ना E 

DIT मला omeMorer 
forfine का जजन | moi nhor sraet Stosh M an 

whats a caet I ( Stay my) are the Prime 12 मा em 
अनि मा 

o विणा Sonymslister मी O ne To Maste 

for Fb Insी मी का 


पी०एस०यू० ( आर०ई० ) 39 हिन्दी गजट / 550 - माग 8 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


